निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 129 ) 


25 माघ 1934 ( शO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 14 फरवरी 2013 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

2 नवम्बर 2012 
सं0 सं0का0 - 1 / विविध - 4051 / 2006 – 2351 — अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0 -1199 , दिनांक 
07.08. 2012 द्वारा अल्पसंख्यक आयोग को पुनर्गठित करते हुए अध्यक्ष के पद पर श्री नौशाद अहमद को मनोनीत किया 
गया है । उक्त महानुभाव को उनके योगदान की तिथि से राज्यमंत्री की सुविधायें अनुमान्य होगी । इसका वित्तीय भार 
प्रशासी विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बृज राज राय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 129- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


